रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


LAD 


-: 


RU 


MYE 


ETS 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बुधवार , दिसम्बर 21, 2016 / अग्रहायण 30 , 1938 
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 21, 2016 /AGRAHAYANA 30 , 1938 


सं . 872 ] 
No . 872 ] 


कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर , 2016 
सा . का .नि . 1160 ( अ). - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 2009 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाते हैं नामत : 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ - (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन ) नियम , 
___ 2016 है। 

( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख का प्रवत होंगे । 


2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम , 2009 में , नियम 17 के लिए निम्नलिखित को बदला जाएगा, नामत: 
17. “ वेतन: सेवा के लिए विभिन्न श्रेणियों से संबन्धित वेतन मैट्रिक्स में स्तर निम्नलिखित होंगे , अर्थात : 
(i) ज्येष्ठ चयन ग्रेड : स्तर 13 - 118500- 214100 रुपए 
( ii) चयन ग्रेड : स्तर 12 - 78800 - 209200 रुपए 
(iii ) ग्रेड | : स्तर 11 - 67700- 208700 रुपए 
(iv) अनुभाग अधिकारी ग्रेड : स्तर 8 - 47600 -151100 रुपए 


5846 GI/ 2016 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(i) ] 


टिप्पणी: अनुभाग अधिकारियों को, उस श्रेणी में 4 वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी करने पर गैर -कार्यात्मक 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर -10 - 56100 - 177500 रूपए देय है । जिन अनुभाग अधिकारियों को , यह गैर 
कार्यात्मक वेतनमान दिया जाता है, वे समूह ख ” ( राजपत्रित ) में ही बने रहेंगे और ग्रेड -I ( अवर सचिव ) 
सेवा में प्रोन्नति के लिए उनकी पात्रता की गणना , अनुभाग अधिकारी के दोनों वेतनमानों में व्यतीत कुल 
अवधि मिलाकर की जाएगी । 
( v) सहायक अनुभाग अधिकारी ग्रेड : स्तर -7 - 44900 -142400 " । 

__ [ फा . सं. 1/1/ 2016-के.से .-1 ( नीति )] 

अर्चना वर्मा, संयुक्त सचिव 
टिप्पण : मूल नियम सा . का .नि . 140 (अ) तारीख 27 फरवरी , 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 
तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए । 
क्रम सं . अधिसूचना सं . 

तारीख 
सा . का . नि . 759 ( अ ) 

15 सितंबर, 2010 


सा . का .नि . 753 ( अ ) 


2 अगस्त, 2016 


MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS 

(Department of Personnel and Training) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 20th December, 2016 
G . S . R . 1160 ( E ). — In exercise of the powers conferred by the provisio to article 309 of the Constitution , the 
President hereby makes the following rules further to amend the Central Secretariat Service Rules, 2009 namely : 
1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Central Secretariat Service ( Amendment) Rules , 
2016. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 
2 . In the Central Secretariat Service Rules , 2009, for the rule 17 , the following shall be substituted , namely : 
“ 17 . Pay.- The Level in the pay matrix attached to the various grades of the Service shall be as follows: 

(i ) Senior Selection Grade : Level 13 – Rs. 118500 -214100 ; 
(ii ) Selection Grade : Level 12- Rs. 78800- 209200 ; 
( iii) Grade I : Level 11- Rs. 67700 - 208700 ; 
(iv ) Section Officers Grade : Level 8 – Rs. 47600 - 151100 ; 
Note : The non - functional pay matrix of Level 10 - Rs. 56100 - 177500 is admissible to the Section Officer of the 
Service on completion of 4 years of approved service in that grade. The Section Officers , who are granted this non 
functional pay scale will continue to remain in Group ‘ B (Gazetted ) and their eligibility for promotion to Grade I 
(Under Secretary ) of the Service will be reckoned on the basis of total period , spent in both the scales of Section 
Officer, counted together. 
(v ) Assistant Section Officer Grade: Level 7 – Rs. 44900 - 142400 ” . 

[ F. No. 1/ 1/ 2016- CS -I( P )] 
ARCHANA VERMA, Jt. Secy. 


[ TT II - 905 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Note : The principal rules were published vide number G .S .R . 140 (E ) dated the 27th February, 2009 and subsequently 
amended by : 


S .No. 


| Notification No. 

G . S . R . 759( E ) 
G . S .R . 753 ( E ) 


Dated 
15th September , 2010 
2nd August, 2016 


15" September,2010 


Digitally signed by 
Nishok 

Nishok Kumar Paria 
Kumar Paria Date: 2016 .12.22 

22:45:52 + 05 30 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


